


आचाय कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी समारोह 


[दोपावली, १९८७ ई० से महावीर जयन्ती, १६८६ ई० तक ] 


इस रूप में अवश्य मनाइये - 
० कुन्दकुन्द ज्ञानचक्र का प्रवतन । 


० कुन्दकुन्द नेशनल लाइब्रेरो श्रॉफ जेनिज्म की स्थापना । 
० विभिन्न समारोहो का आयोजन । 

० जेन (शिक्षण) पत्राचार पाठ्यक्रम योजना । 

७ सेमीनारों का आयोजन । 

० कुन्दकुन्द साहित्य का प्रकाशन । 

० प्राकृत भाषा शिविर का आयोजन ।! 


० विद्वानों द्वारा कुन्दकुन्द सम्बन्धी साहित्य पर काग्े कराना तथा 
प्रकाशित कराना । 


० स्मारिका प्रकाशन । 

७ युवकों में चारित्र-निर्मार अभियान । 

० शिक्षण-शिविरों का आयोजन करे । 

० कुन्दकुन्द रचित ग्रन्थों की मूलगाथा के अखण्ठ पाठ आयाजित करे । 
७ निकटबवर्ती तीर्थस्थलों तक पदयात्रा का आयोजन करे । 

७» आध्यात्मिक गोष्ठियों का आयोजन करे । 

$ निव्रस्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर । 

० वाइ-विवाद प्रतियागिताओ्रों का आयोजन कर । 

» गाथा-पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन करे । 


० कुन्दकुन्द साहित्य का विक्रय करे । 





मोहन-जो-वदड़ो : 
जेन परम्परा और प्रमाण 


एलाचार्य मुनि विद्यानन्द 


अकाशंक 


कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्‍ली 


& कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्‍ली 


प्रथम आवृत्ति दिसम्बर, १६९८६ 
द्वितीय श्रावृत्ति जनवरी, १६९८८ 


सम्पादन . डॉ० नेमीचन्द जेन 
श्राकल्पन संतोष जड़िया 


प्राप्तिस्थान 

कुन्दकुन्द भारती 

१८-बी, स्पेशल इस्टीट्यूशनल एरिया 
नई दिल्‍ली-११००६७ 


पल्यः सात खपया 


श्री सोहनसाल जेन 
जयपुर प्रिण्टसे, एम भ्राई. रोड, जयपुर 
द्वारा प्रचार व प्रसार हेतु मुद्रित 





आमय्य 
बज 


मोहन-जो-दडो* का श्र्थ है 'मृतको का टीला'। पुरातात्त्विक 
महत्त्व का यह स्थान पाकिस्तान के लरकाना जिले (सिन्ध) में स्थित 
है ।* इसके उत्खनन का कार्य १६२२-२७ ई० के मध्य सरकार के 
पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग ने सम्पन्न किया था । खुदाई मे जो 
सीले प्राप्त हुई है उनसे जेन सस्कृति की प्राचीनता श्रसदिग्ध भर 
स्पष्ट बनती है। प्राप्त तथ्यों तथा निष्कर्षों का भारत के प्राचीन 
इतिहास की धारणा पर भी भ्चूक प्रभाव पडा है। भ्रब तक ऋग्वेद 
को ही भारतीय सस्क्ृति/सभ्यता का अन्तिम बिन्दु माना जाता था, 
किन्तु सिन्धुघाटी की सस्क्ृति से सम्बन्धित छानबीन से हमारा ध्यान 
प्राग्वेदिक भारत की ओर भी बरबस गया है ।* यह प्रश्न सहज ही 
उठता है कि सिन्धुधाटी के निवासो कौन थे ” उनकी धामिक आस्थाएँ 
क्या थी ”? क्‍या मोहन-जो-दडो के तत्कालीन सास्कृतिक मानचित्र पर 
जैनो की कोई स्थिति थी ? क्या जो तथ्य सामने आये हैं उनके कारण 
ऋग्वेद को भारतीय सस्कृति का प्रथम छोर मानना भब भी सभव 
है ” क्‍या आ्ररण्यक सस्कृति को एक सिरा मान लेने पर दूसरा सिरा 
सिन्धुघाटी तक विस्तृत नही हो जाएगा ? तथ्यों की इस समीक्षा से 
यह सिद्ध होता है कि जैनधर्म प्राग्वेदिक है श्रौर भारत मे योग-परम्परा 
का प्रव्तेक है ।* 


अब तक यह माना जाता रहा है कि हमारे देश की प्राचीनता 
ऋग्वेद से पीछे सभवत लौट नहीं सकती, किन्तु जो सबूत मोहन- 
जो-दडो के उत्खनन में मिले है उनसे यह प्रमाणित हो गया है कि 
भारत की सस्कृति काफो प्राचीन है, भ्रत 'प्राचीनता के इस तथ्य' 
को खुदाई मे मिले तथ्यों के समानान्तर वाज्भमयिक परम्पराप्रो मे 
भी ढूँढा जाना चाहिये । प्रस्तुत पुस्तिका मे इस दिशा मे एक ठोस 
प्रयास किया गया है। मोहन-जो-दडो से जो एक सील मिली है* 
उससे जैन सस्क्ृति के सम्बन्ध मे कई धमिलेताएँ स्पष्ट हुई है और 
इस नये उजाले मे हम कई ऐतिहासिक गुत्यियो को खोल सके है । 
भ्रब तक कहा जाता रहा है कि जैनधर्म वेदों के समय प्रवर्तित या 
पुनरुज्जीवित हुआ; किन्तु मोहन-जो-दडो की खुदाई ने यह सिद्ध 


कर चकित किया है कि जेन सस्कृति पुरात4थ्यो की कसौटी पर कम- 
से-कम ५००० वर्ष (३२५० ई०पू०) पुरानी तो है ही। मोहन- 
जो-दडो की सीलो पर योगियो की जो काउस्सरग (कायोत्सगं) 
दिगम्बर मुद्राएँ* 'भ्रकित हैं उनसे उक्त स्थापना श्रौर दृढ हुई है । 
मोहन-जो-दडो के उत्सनन से जो निष्कर्ष सामने भ्राये है वे इस 
प्रकार हैं - 


१ जैनो के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ श्रध्यात्म (अ्रात्मविद्या) 
के भ्रादिषप्रवतेक है। यह तथ्य मोहन-जो-दडो की सीलो से प्रमाणित 
होता है ।८ 


२ योगविद्या का प्रवतंन क्षत्रियो ने किया। ब्राह्मणों ने इसे 
उन्ही से सीखा । 


३ मोहन-जो-दडो की सस्कृति मे महायोगी ऋपभनाथ की बहुत 
प्रतिष्ठा थी, यही कारण है कि सीलो पर जहाँ एक ओर उनकी 
कायोत्सगे-मग्न नग्न मुद्रा मिलती है, वही उनका लाछन बेल भी अपने 
समानुपातिक सौदर्य मे यत्र-तत्र दिखायी देता है ।* 


४ खुदाई मे जो सीले मिली है उनसे योग-परम्परा के शौर 
अधिक प्राचीन होने की सभावना पुष्ट होती है। इनसे हम इस निष्कर्ष 
पर भी पहुँचते है कि उस युग मे जेन मृतिशिल्प का भी काफी विकास 
हो चुका था । दिगम्बर मुनियो की कंसी मुद्रा हो, उनके चतुरदिक कसा 
वातावरण अकित किया जाए, ऐसे कौन से प्रतीक हो सकते है जिन्हे 
चित्रित करने से उनकी गरिमा का बोध हो, इत्यादि पर भी काफी 
गम्भी रता से विचार हुआ था | वृपभ, सिह, महिष, गज, गेडा आ्रादि 
प्राणियों की शरीर-रचना१" का भी अध्ययन उस समय के कला- 
शिल्पियो को था । सीलो मे जो सयोजन (कम्पोजिशन) है, वह 
सामान्य नही है श्रपितु एक दीघंकालिक परम्परा का द्योतक है। 
यदि हमारे पुरातत्त्वविद इन सीलो की गहन समीक्षा करते है तो 
जन शिल्प के इतिहास/प्रागतिहास मे एक नया अध्याय खोला जा 
सकता है । 


४ निविवाद है कि मोहन-जो-दडो की सस्क्ृति मे प्राग्वंदिक 
सस्कृति के ऐसे ग्रवशेष मिले है, जिनसे जैनो की प्राचीनता पुष्ट 
होती है। श्री रामप्रसाद चन्दा*" तथा श्री ऐराबत महादेवन्‌१ ९ 


है; 





लता-मण्डप वेष्टित भगवान्‌ बाहुबली 
(देखिये, परिशिष्ट १, टिप्पणी ६| 


यह मूत्ति भी का्यात्समं मुद्रा म ह परन्तु 
इसके शिरोभाग पर कोई प्रतीक नही 
है । यह भो उस्ती महराब (ग्राचे) मे 
स्थित है, भ्रर्थात्‌ मूति सीधी खडी है 
ग्रौर दोनो हाथ बराबर मे दोनो ओर 
लटक रहे है । सर जॉन माशल ने इस 
ग्राच को एक वक्ष निरूपित किया है। 
[ देखिये, परिशिष्ट १, टिप्पणी ३] 


मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा धौर प्रमाण 


ने तथ्यों की जो प्रगलल्‍्भ समीक्षा को है उससे यह स्पष्ट हो गया है 
कि सिन्धुधाटी-सस्क्ृति मे जेनों को एक विशिष्ट सामाजिक दर्जा 
प्राप्त था श्रौर उन्हे घाटो से सबद्ध राष्ट्रकुल (कॉमनवेल्थ) मे एक 
सुप्रतिष्ठित स्थान मिला हुआ था । उनकी वित्तीय साख थी तथा 
व्यापार-जगत्‌ में उन्हें बहुत सम्मान के साथ देखा जाता था । 


६ प्रस्तुत लघु पुस्तिका मे हम जिस सील की विवेचना करने 
जा रहे है वह उत्खनन के तथ्यो पर आधारित तो है ही, साथ ही 
जेनवाडुमय मे प्राप्त परम्परा से भी समर्थित है। जब इतिहास को 
लोकश्रुति श्रौर परम्परा का बल मिल जाता है, तब वह इतना 
भ्रसदिग्ध श्रौर श्रकाट्य हो जाता है कि फिर उसकी श्रस्वीकृति 
लगभग प्रसभव ही होती है । इतिहास विवरणो से बनता है, लोक- 
श्रुतियाँ लोकमानस मे पकती हैं, भौर परम्पराएँ साहित्य भ्रौर भाषा 
के तल से प्रकट होती है। श्राचार्य जिनसेन के “प्रादिपुराण' मे जो 
इलोक*३ उपलब्ध है उससे यह तथ्य बहुत स्पष्ट हो जाता है कि 
मोहन-जो-दडो की पूरी पट्टी पर क्रियाकाण्ड की श्रपेक्षा 'प्रध्यात्म 
की सस्कृति' अधिक प्रभावी थी । सीलो मे जो प्रतीक मिलते हैं उनसे 
भी तत्कालीन लोकमानस/लोकाभिरुचियों का भ्रनुमान लगता है । 
त्रिशूल, वृषभ, छह अराधो वाला कालचक्र"*, कल्पव॒क्ष-वेष्टित 
कायोत्सगें-प्रतिमाएँ इत्यादि भी महत्त्वपूर्ण है । 


७ श्री महादेवन्‌ ने यह साफ-साफ माना है कि मोहन-जो-दडो 
के सास्कृतिक विधघटन के समय जेनो का जो व्यापारिक विस्तार 
था उससे भी जन ससस्‍्क्ृति का एक स्पष्ट परिदृश्य हमारे सामने 
ग्राता है। उत्तका कथन है कि उस समय जैन व्यापारियों का मोहन- 
जो-दडो के राष्ट्रकुल मे एक प्रतिष्ठित स्थान था श्रौर उनकी साख 
दूर-दूर तक थी। उनकी हुडियाँ पूरे राष्ट्रकुल में सिकरती थी। 
झ्राज से सौ साल पहले तक देश में ऐसी हुडियो का काफी प्रचलन 
था ।** इनकी एक स्वतन्त्र लिपि थी ।*९ कुछ कूट-चिह्न भी थे । 
जो सीले मोहन-जो-दडो मे मिली है, समव है उनमे से बहुतेरी जैन 
व्यापारियों से सबद्ध हो - महादेवन्‌ की इस उपपत्ति पर भी विचार 
किया जाना चाहिये । 


८ यह स्थापना भी काफी सार्थक दिखायी देती है कि मोहन- 
जो-दडो की सस्कृति से जैन श्रध्यात्म श्रौर दर्शन सबद्ध रहे हैं, 
तथा उस समय भी सम्पूर्णो देश के व्यापार की बागडोर जैनो 


५ 


के हाथ मे थी। जेनो का व्यापार-तन्त्र, शली, और प्रणासन बिलकुल 
जुदा थे । 


श्राश्वयं तो यह है कि जैनधर्म की प्राचीनता के जो सकेत 
झाज से लगभग ६० वर्ष पूर्व मिले थे, उन पर श्रागे कोई काम 
नही हुआझा । वह सूत्र/वह कदम जहाँ-का-तहाँ, ज्यो-का-त्यो उठा रह 
गया। श्री रामप्रसाद चदा का लेख 'मॉडनं रिव्यू” के अगस्त, १६३२ 
के भ्रक मे प्रकाशित हुश्ना था तथा श्री महादेवन्‌ के शोघ-निष्कर्ष 
पर श्री एस बी राय की समीक्षा 'सडे स्टेडड' के १६ अगस्त, १६७६ 
के ग्रक में प्रकाशित हुई यी। दोनो मे मोहन-जो-दडो मे जैनत्व 
के होने की सूचनाएँ हैं, किन्तु इतने वर्षों बाद भी किसी जन 
पुरातत््वविद्‌ ने इस स्थापना को आ॥आागे नही बढाया, पललवित नही 
किया । ऐसे समय जबकि मोहन-जो-दडों की लिपि को पढ़ने 
(डिसाइफर करने) के कई सार्थक प्रयत्न हो चुके है, जेन इतिहास- 
वेत्ता/पुरातत्त्वविज्ञ यदि उन सारे ज्रोतो का दोहन नहीं करते, जो 
जेन सस्कृति को विश्व की प्राचीनतम सस्कृति सिद्ध कर सकते है, 
तो यह हमारा दुर्भाग्य हो है । हमारी राय मे मोहन-जो-दडो सस्कृत्ति 
मे भ्रध्यात्म श्रौर योग, शिल्प और व्यापार का जो रूप उपलब्ध है 
उस पर गभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। उन सारी 
उपपत्तियो का भी सावधानीपूर्वक परीक्षण होना चाहिये जो जेन 
योग की परम्परा को सुसमृद्ध ठहराती है । 


प्रयत्न किया जाना चाहिये कि जन ग्रन्थों मे जहाँ भी इस 
परम्परा की पझ्रभिव्यक्ति हुई है, उसे वहाँ से उठा कर सबके सामने 
रखा जाए। जेतो का लोक-सस्कृति के विकास में जो श्रवदान है, 
उसकी भी पूर्वाग्रहमुक्त विवृत्ति होनी चाहिये । प्रश्न शायद यह नही 
है कि मोहन-जो-दडो की प्राचीन सस्कृति को किस ग्रास्था या 
विश्वास, घर या दर्शन से जोडा जाए बल्कि इस तथ्य को कसौटी 
पर कसा जाना चाहिये कि मोहन-जो-दडो के उत्खनन में जो सामग्री 
प्राप्त हुई है, उसका जेन वाज्वमय में कहाँ-कंसा उल्लेख हश्ना है और 
उसका जैन इतिहास से क्‍या सम्बन्ध है ? हमारी राय मे प्राप्त तथ्यों 
को इन कसौटियो पर भ्रवश्य देखा जाना चाहिये - 


१. भगवान्‌ ऋषभनाथ"" के जो पर्याय शब्द मिलते है वे 
कितने है प्लौर उनका मोहन-जो-दडो की सस्क्ृति से क्या तालमेल 
है ? प्रजापति, पशुपतिनाथ, ब्रह्म, ब्रह्मा तथा श्रथवेन्‌, ब्राह्मी, वृषभ 





मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा और प्रमाण 


आ्रादि शब्द क्या जैन सस्क्ृति से किसी तरह सम्बन्धित हैं ? यदि 
इनका कोई सम्बन्ध है तो वह क्‍या है श्रौर समय ने उसे इस तरह 
घधला क्यो कर दिया है ? क्या हम इस धुन्ध को हटा सकते हैं ? 


२ योग की जो परम्परा आज उपलब्ध है, उसका जेन-योग 
से कितना सम्बन्ध है ” क्‍या योगियो की जो पर्यक/कायोत्सगे मुद्राएँ 
मोहन-जो-दडो की सीलो पर अ्रकित है, उनका विवरण जैन ग्रन्थों 
में कही हुश्रा है ? अ्र्घोन्मीलित नेत्र तथा नासिकाग्र दृष्टि क्या जैन 
मुनियों की ध्यान/तपोमुद्रा से सम्बन्धित नहीं हैं ” इस दृष्टि से भी 
तथ्यों की विवेचना की जानी चाहिये । 


३ 'कायोत्सर्ग (काउस्सग्ग)” जैनो का अपना पारिभाषिक 
शब्द है। यह जिस ध्यानमुद्रा का प्रतीक है, वह जैन मुनियों की 
विशिष्ट तपोमुद्रा है। इस दृष्टि से भी तथ्यों की छानबीन की 
जानी चाहिये । 


४ जेन प्रतिमा-विज्ञान (आइकोनोग्राफी) की दृष्टि से भी 
मोहन-जो-दडो की प्रतिमाकृतियों का विश्लेषण किया जाना चाहिये। 
देखा जाना चाहिये कि क्‍या परम्परा से चली श्रा रही जैन प्रतिमाश्रो 
मे और मोहन-जो-दडो की सीलों पर अ्रकित/उत्कीरित प्रतिमा- 
कृतियों में कोई सगति है ? क्‍या दोनो की शरीर-रचना (श्रनाटॉमी ) 
समान है ” भुजाझों का प्रलम्बन, एडियो का सटा होना, दोनों 
अग्रुष्ठो के बीच का अतर, नासिकाग्र दृष्टि, श्रधखुली आँखे, केश- 
विन्यास आदि कई ऐसे मुद्दे है, जिन्हे गरभीरता से/तुलनात्मक तल 
पर देखा जाना चाहिये । 


५ मोहन-जो-दडो जब उन्नति के चरम शिखर पर था, तब 
जैनो का व्यापार काफी दूर तक विस्तृत था। उनकी पहचान- 
मुद्राएँ/हुडियाँ (बिल ऑफ एक्सचेज) प्रचलित थी । क्या इन हुडियो 
का, जो आज भी प्रचलन मे है, तब कोई श्रथं था ? क्‍या हम इस 
तरह की हुडियो की खोजबीन नही कर सकते ? सभव है इनका कोई 
भाग, कोई रूप हमे मिल जाए। 'मोडी” लिपि के विश्लेषण से भी 
कोई कुजी हमे मिल सकती है । 


६ कहा जाता है कि जो लिपि मोहन-जो-दडो की खुदाई मे 
प्राप्त ब्तनो और सीलो में कही-कही प्रयुक्त हुई है, वह ब्राह्मी" 5 
का ही कोई रूप है। ब्राह्मी ऋषभनाथ की पुत्री थी, जिसे उन्होने 


ऐ। 


लिपि-ज्ञान कराया था। क्या हम इस सभावना पर कोई विचार 
नही करना चाहेगे ? 


७ '“अथर्वेन्‌' शब्द 'भरत' के पर्याय शब्द के रूप मे प्रयुक्त 
हुआ है; क्‍या इसे लेकर हम कोई विवेचना करना चाहेगे ? मोहन- 
जो-दडो की सस्कृति पर झ्थवंवेद का प्रभाव माना जाता है, हम 
देखे कि क्या इस शब्द-साम्य मे गहरे कही कोई सास्कृतिक साम्य 
पॉब दबाये बैठा है ? 


[)[] 


यह उपयुक्त समय है जबकि हमे उक्त सारे तथ्यों को समीक्षा 
के पटल पर लेना चाहिये भ्रौर मोहन-जो-दडो की खुदाई मे प्राप्त 
सपूर्णों सामग्री का पुरातत्त्व, इतिहास, परम्परा, लिपि, भाषा आदि 
की दृष्टि से सावधान विश्लेषण/भनुसधान-अ्रध्ययन करना चाहिये । 


[टिप्पणियाँ देखिये, परिशिष्ट १, प्रष्ठ २१] 





मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा और प्रमाण 


मोहन-जो-दड़ो : 
जेन परम्परा और प्रमाण 


भारतोय जेन शिल्पकला का प्रयोजन क्‍या है भौर क्यो इसका 
इतना विकास हुआ - एक ऐसा विषय है, जिस पर काफी उन्सुक्त 
और युक्तियुक्त विचार होना चाहिये । जेनघर्म भौर दर्शन वेराग्यमूलक 
है, उनका सम्बन्ध श्रस्तर्मुख सौदये से है । किन्तु यह जिज्ञासा सहज 
ही मन मे उठती है कि क्या अन्तर्मुख सौदय्य की कोई बाह्य प्रभिव्यक्ति 
सभव नही है ? कोई काष्ठ, धातु या पाषारण-खण्ड प्रपने भाप बोल 
उठे, यह सभव ही नही है, क्योकि यदि किसी पाषाण-काष्ठखण्ड 
आदि को शिल्पाकृति लेनी होती तो वह स्वय वैसा कभी का कर चुका 
होता, किन्तु ऐसा है नही । बात कुछ भर ही है। जब तक कोई 
साधक/शिलपी अ्रपनी भव्यता को पाषाण में लयबद्ध/तालबद्ध नहीं 
करता, तब तक किसी भी शिल्पाक्ृति मे प्राणा-प्रतिष्ठा भ्रसभव है । 
काष्ठ, मिट्टी, पत्थर, काँसा, ताँबा - माध्यम जो भी हो - चेतन की 
तरगो का रूपाकत जब तक कोई शिल्पी उन पर नही करता, वे गूँगे 
बने रहते हैं । 


मूर्ति जेनो के लिए साधना/ग्राराधना का आलम्बन है। वह 
साध्य नहीं है, साधन है। उसमे स्थापना निक्षेप से भगवत्ता की 
परिकल्पना की जाती है। शिल्पी भी वही करता है । मोहन-जो-दडो 
मे जो सीले (मुद्राएं) मिली है, वे भी साधन हैं, साध्य नही है, 
मार्ग है, गन्तव्य नही है, किन्तु शिल्प और कला, वास्तु झौर स्थापत्य 
के माध्यम इतने सशक्त है कि उनके द्वारा परम्परा श्रौर इतिहास को 
प्रेरक, पवित्र श्ौर कालातीत बनाया जा सकता है। 


जेन स्थापत्य और मूर्ति-शिल्प का मुख्य प्रयोजन आत्मा की 
विशुद्धि को प्रकट करना और श्रात्मोत्थान के लिए एक व्यावहारिक/ 
सुमधुर भूमिका तैयार करना है, इसलिए सोदर्य, मनोश्ञता, प्रफुल्लता, 
स्थितप्रज्ञता, एकाग्रता, प्राराधना, पूजा झ्रादि के इस माध्यम को हम 


&ै 


जितना भी यथार्थमूलक तथा भव्य बना सकते है, बनाने का प्रयत्न 
करते हैं । इनमे भगवान्‌ भला कहॉँ है ? कंसे हो सकते है ” फिर भी 
है और हम उन्हे पा सकते है। मूर्ति की भव्यता इसमे है कि वह स्वय 
सांधक मे उपस्थित हो श्रौर साधक की सा्थंकता इसमे है कि वह मूर्ति 
में समुपस्थित हो। इन दोनो के तादात्म्य मे ही साधना की 
सफलता है । 


मोहन-जो-दडो से प्राप्त सीलो (मुद्राप्नो) की सब में बडी 
विशेषता है कला की दृष्टि से उनका उत्कृष्ट होना । शरीर-गठन 
और कला-सयोजन की सृक्ष्मताओ भर सौदर्य की सतुलित/ग्रानुपातिक 
अ्रभिव्यक्ति ने इन सीलो को एक विशेष कला - सपूर्णता प्रदान की है। 
बहुत सारे विषयों का एक साथ सफलतापूर्वक सयोजन इन सीलो की 
विशेषता है । 


उक्त दृष्टि से भारत सरकार के केन्द्रीय पुरातात्त्विक सग्रहालय 
मे सुरक्षित सील क्र ६२०/१६२८-२६ समीक्ष्य है। इसमे जेन विषय 
झौर पुरातथ्य को एक रूपक के माध्यम से इस खूबी के साथ भ्रकित/ 
समायोजन किया गया है कि वह जन पुरातत्व और इतिहास की 
एक प्रतिनिधि निधि बन गये है। न केवल पुरातात्त्विक श्रपितु 
इतिहास और परम्परा की दृष्टि से भी इस सील (मुद्रा) का अपना 
महत्त्व है । 


इसमे दायी ओर नग्न कायोत्सग मुद्रा मे भगवान्‌ ऋषभदेव है, 
जिनके शिरोभाग पर एक त्रिशूल है, जो रत्नत्रथ (सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान भर सम्यकचारित्र) का प्रतीक है । निकट ही नतशीश है 
उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत, जो उष्णीष धारण किये हुए राजसी 
ठाठ में है। वे भगवान्‌ के चरणो मे अजलिबद्ध भक्तिपू्वंक नतमस्तक 
हैं। उनके पोछे वृषभ (बेल) है, जो ऋषभनाथ का चिह्न (पहचान ) 
है। प्रधोभाग मे सात प्रधान श्रामात्य है, जो तत्कालीन राजसी 
गणवेश में पदानुक्रम से पक्तिबद्ध है । 


चक्रवर्ती भरत सोच रहे है. ऋषभनाथ का भ्रध्यात्म-बेभव और 
मेरा पाथिव वैभव ! ! कहाँ है दोनो मे कोई साम्य ? वे ऐसी ऊँचाइयो 
पर है जहाँ तक मुझ अकिचन की कोई पहुँच नही है ।' भरत की 
यह निष्काम भक्ति उन्हे कमल-दल पर पड़े श्रोस-बिन्दु की भाँति 
निरलिप्त बनाये हुए है । वे श्राकिचन्य-बोधि से धन्य हो उठे है । 


१० 





मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा और प्रमाण 


'सर्वाथसिद्धि' १-१ (प्राचाय पूज्यपाद) में कहा है मूत्तिमिव 
मोक्षमार्गवाग्विसर्ग वपुषा निरूपयन्तम्‌ (वे नि शब्द ही भ्रपनी देहकृति 
मात्र से मोक्षमाग का निरूपण करने वाले है) | शब्द जहाँ घुटने 
टेक देता है, मृति बहाँ सफल सवाद बनाती है। मूर्ति भक्ति का 
भाषातीत माध्यम है । उसे अ्रपनी इस सहज प्रक्रिया मे किसी शब्द 
की भ्रावश्यकता नही है । उसकी प्रपनी वर्णमाला है, इसीलिए मिट्टी, 
पापाण आदि को आत्मसस्कृति का प्रतीक माना गया है । 


कोन नही जानता कि मूर्ति पाषाण प्रादि मे नहीं होती, वह 
होती है वस्तुत मूतिकार की चेतना मे पूर्वस्थित, जिसे कलाकार 
क्रमश उत्कोरणा करता है भ्र्थात्‌ वह काष्ठ झ्रादि के माध्यम से भात्मा- 
भिव्यजन या ग्रात्मप्रतिबिम्बन करता है । पाषाण जड है, किन्तु उसमे 
जो रूपायित या मूर्तित है वह महत्त्वपूर्ण है। मूर्ति मे सम्प्रेषण 
की ग्रपरिमित ऊर्जा है। यही ऊर्जा या क्षमता साधक को परम 
भगवत्ता/परमात्मतत्त्व से जोडती है श्रर्थात्‌ साधक इसके माध्यम से 
मूर्तिमान तक अपनी पहुँच बनाता है । 


शिल्पशास्त्र प्रथमानुयोग का विषय है। विशुद्ध भ्रात्मबोधि से 
पूर्व हम इसी माध्यम की स्वीकृति पर विवश हैं। गश्रागम क्‍या है ? 
ग्रागम माध्यम है सम्यवत्व तक पहुँचने का । ग्रागम केवली के बोधि- 
दर्पण का प्रतिबिम्ब है, जिसका अनुगमन हम श्रद्धा-भक्ति द्वारा कर 
सकते है। 'आगम' णब्द की व्युत्पत्ति है; श्रागमयति हिताहित बोधयति 
इति झ्रगम (जो हित-प्रहित का बोध कराते है, वे श्रागम है) । 
तीर्थंकर की दिव्यवाणी को इसीलिए झ्रागम कहा गया है । 


कहा जा सकता है कि श्रध्यात्म से पुरातत्त्व/मृतिशिल्प श्रादि 
की प्राचीनता का क्‍या सम्बन्ध है ? इस सिलसिले मे हम कहेगे कि 
शिल्पकला श्रादि के माध्यम से आगम बोधगम्य बनता है और 
हम बडी आसानी से उस कटकाकीणों मार्ग पर पग रखने से समर्थ 


होते है । 


जनधरममं की प्राचीनता निविवाद है । प्राचीनता के इस तथ्य को 
हम दो साधनों से जान सकते हैं - पुरातत्त्व श्रौर इतिहास । जैन 
पुरातत्त्व का प्रथम सिरा कहाँ है, यह तय करना कठिन है, क्योकि 
मोहन-जो-दडो की खुदाई मे ऐसी कुछ सामग्री मिली है, जिसने जैनधर्म 
की प्राचीनता को आज से कम-से-कम ५००० वर्ष आगे धकेल दिया 
है ।* सिन्धुघाटी से प्राप्त मुद्राओ के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि 


११ 


'कायोत्सगं मुद्रा' जैनो की अपनी लाक्षरिकता है। प्राप्त मुदाग्रो की 
तीन विशेषताएं हैं . कायोत्सर्ग मुद्रा, ध्यानावस्था श्रौर नग्नता 
(दिगम्बरत्व) ।* 


मोहन-जो-दडो की सीलो पर योगियो की जो कायोत्सगं मुद्रा 
प्रकित है उसके साथ वृषभ भी है। 'वृषभ' ऋषभनाथ का चिह्न 
(लाछन ) है। 'पदुम चन्द्र कोश मे ऋषभ का व्युत्पत्तिक अर्थ दिया है: 
सपूर्ण विद्याप्नो के पार जाने वाला एक मुनि । हिन्दू पुराणों मे जो 
वर्णोन मिलता है उसमे ऋषभ भौर भरत दोनो के विपुल उल्लेख हैं। 
पहले माना जाता रहा है कि दुृष्यन्तपुत्र भरत के नाम से ही इस देश 
का नाम भारत हुआझ्ा, किन्तु भ्रब यह निर्भ्मान्त हो गया है कि भारत 
ऋषभ-पुत्र भरत के नाम पर ही 'भारत' कहलाया ।* इसका प््वेनाम 
झजनाभवर्ष था। नाभि (अजनाभ) ऋषभ के पिता थे। उन्ही के 
नाम पर यह अजनाभवर्ष कहलाया । वर्ष का भ्रर्थ है 'देश', तदनुसार 
“भारतवर्ष का श्र्थ हुआ “भारतदेश । मोहन-जो-दडो की सकेतित 
सील मे भरत चक्रवर्ती की मूति भी उकेरी गयी है । इन सारे पुरातथ्यो 
की वस्तुनिष्ठ समीक्षा की जानी चाहिये । 


सील (देखिये, इसी पुस्तिका का मुखपृष्ठ) को जब हम तफसील- 
वार या विस्तार मे देखते है तब इसमे हमे सात विषय दिखायी देते 
है (१) ऋषभदेव - नग्न कायोत्सर्गरत योगी । (२) प्रणाम की 
मुद्रा मे नतशीश भरत चतक्रवर्ती। (३) त्रिशुल। (४) कल्पवृक्ष 
पुष्पावलि । (५) मृदु लता। (६) वृषभ (बैल) । (७) पक्तिबद्ध 
गरवेशधारी सात प्रधान भ्रामात्य । 


निश्चय ही इस तरह की सरचना का झाधार पीछे से चली 
श्राती कोई सुदुढ सास्कृतिक परम्परा ही हो सकती है । प्रचलित 
लोक-परम्परा के ग्रभाव में मात्र जनागम के श्रनुसार इस तरह की 
परिकल्पना सभव नही है | 


इतिहास मे ही हम अपने प्राचीन ऋक्‍थ (धरोहर) को 
प्रामाणिक रूप मे सुरक्षित पाते है । इतिहास, ऐतिह्ा, और झराम्नाय 
समानार्थक शब्द हैं ।* इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार 
इसका वाच्यार्थ है. इति ह झ्ासीत्‌ (निश्चय से ऐसा ही हुश्रा 
था तथा परम्परा से ऐसा ही है) । इतिहास श्रसल में दीपक है । 
जिस तरह एक दीपक से हम वस्तु के यथार्थ रूप को देख पाते 


श्र 





मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा झौर प्रमाण 


हैं, ठीक वैसे ही इतिहास से हमे पुरात'्यो की निश्चन्ति सूचना 
मिलती है । 


परम्परा भौर इतिहास मे किचित्‌ भ्रन्तर है। इतिहास स्थूल/ 
ठोस तथ्यों पर झाधारित होता है, परम्परा लोकभानस मे उभरती 
और ग्राकार ग्रहण करती है । एक पीढ़ी जिन झास्थाओ, स्वीकृतियों 
श्रौर प्रवचनों को प्रागामी पीढी को सौपती है, परम्परा उनसे बनती 
है। परम्पराशो का कोई सन्‌-सवत्‌ नही होता । वेसे इस शब्द के 
नानार्थ है। एक भ्र्थ पुरासामग्री भी है । परम्परा भ्र्थात्‌ एक सुदीर्ष 
श्रतीत से जो श्रविच्छिन्त चला झा रहा है वह | योगियो की भी एक 
अ्रविच्छिन्न/भटूट परम्परा रही है। योग-विद्या क्षत्रियो को प्रपनी 
मौलिकता है। क्षत्रियो ने ही उसे द्विजों को हस्तान्तरित किया ।९ 
ऐसा लगता है कि सिन्धुघाटी के उत्खनन मे प्राप्त सीले एक सुदीर्घ 
परम्परा को प्रतिनिधि हैं। वे झ्ाकस्मिक नही हैं, प्रपितु एक स्थापित 
सत्य को प्रकट करती हैं। 


भारतीय इतिहास, सस्कृति धौर साहित्य ने इस तथ्य को पुष्ट 
किया है कि सिन्धुधाटी की सभ्यता जेन सभ्यता थी ।९ सिन्धुधाटी 
के सस्कार जैन सस्कार थे । इससे यह उपपत्ति बनती है कि सिन्धु- 
घाटी मे प्राप्त योगमूर्ति, ऋग्वेदिक वर्णन , तथा भागवत, विष्णु भ्रादि 
पुराणों मे ऋषभनाथ की कथा प्रादि इस तथ्य के साक्ष्य है कि 
जैनधर्म प्राग्वेदिक ही नहीं बरन्‌ सिन्धुधाटी सम्यता से भी कही 
भ्रधिक प्राचीन है । 


श्री नीलकण्ठदास साहू के शब्दों मे जैतधर्म ससार का मूल 
अध्यात्म धर्म है। इस देश मे वेदिक धर्म के श्राने से बहुत पहले से ही 
यहाँ जैनधर्म प्रचलित था। खूब सभव है कि प्राग्वेदिको में शायद 
द्रविष्टो मे यह धर्म था ।7 


कुछ ऐसे शब्द है, जो जेन परम्परा मे रूढ बन गये है। 
डॉ० मगलदेव शास्त्री का कथन है कि 'वातरशन' शब्द जेन मुनि 
के भ्रथ मे रूढ़ हो गया था । उनकी मान्यता है कि 'श्रमण' शब्द की 
भॉति ही वातरशन' शब्द मुनि-सम्प्रदाय के लिए प्रयुक्त था। मुनि- 
परम्परा के प्राग्वैदिक होने मे दो मत नहीं हैं ।६ 


डॉ० वासुदेवशरर् श्रग्रवाल भारतीय इतिहास/वाज्मय के 
जाने-माने विद्वान्‌ रहे है। उन्होने भी स्वीकार किया है कि भारत 


१३ 


को नाम ऋषमभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष हुआ्ना । 
इससे पहले भ्रान्तिवश उन्होने दुष्यन्त-पुत्र भरत के कारण इसे भारत 
अभिहित किया था ।१० 


जैनो का इतिहास बहुत प्राचीन है। भगवान्‌ महावीर से पूर्व 
तेईस झौर जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिनमे सर्वप्रथम है ऋषभनाथ । 
सर्वप्रथम होने के कारण ही उन्हे श्रादिनाथ भी कहा जाता है। जेन 
कला मे उनकी जो मुद्रा श्रकित है वह एक गहन तपश्चर्यारत महायोगी 
की है। भागवत मे ऋषभनाथ का विस्तृत जीवन-वरणंन है ।११ 


जैन दर्शन के श्रनुसार यह जगत्‌ अ्रनादिनिधन है अर्थात्‌ इसका 
न कोई शोर है श्रौर न छोर | यह रूपान्तरित होता है, किन्तु अपने 
मूल मे यह यथाबत्‌ रहता है। युग बदलते हैं, किन्तु वस्तु-स्वरूप 
नही बदलता। द्रव्य नित्य है, उसका रूपान्तरण सभव है, किन्तु 
प्रौव्य अभ्रसदिग्ध है । 


भ्राज जो युग चल रहा है वह कर्मयुग है। माना जाता है 
कि यह युग करोडो वर्ष पूर्व आरभ हुआ था। उस समय भगवान्‌ 
ऋषभनाथ युग-प्रधान थे | श्रसि (रक्षा), मसि (व्यापार), कृषि 
(खेती ) और अध्यात्म (श्रात्मविद्या) की शिक्षा उन्होने दी । उन्होने 
प्रजाजनो को, जो कर्मपथ से अनभिज्ञ थे, बीज, चक्र, अक और 
अक्षर दिये। कमेंयुग की यह परम्परा तब से अविच्छिन्न चली 
झा रही है । 


ऋषभनृप दीघेकाल तक शासन करते रहे । उन्हाने उन 
कठिन दिनो में जनता को सुशिक्षित किया और उनकी बाधाप्रो, 
व्यवधानों और दुविधाश्रो का अन्त किया। श्रन्त में आत्मशुद्धि 
के निमित्त उन्होने श्रमणत्व ग्रहरए कर लिया आर दुद्धंर तपश्चर्या में 
निमरन हो गये । स्वय द्वारा स्थापित परम्पराश्रों और प्रवतनो के 
प्रनुसार उन्होने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अ्रपना संपूर्ण राजपाट सापा 
श्रौर परिग्रह को जडमूल से छोड कर वे वेराग्योन्मुख हो गये, फलत 
वे परम ज्ञाता-दृष्टा बने । उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों को जीत 
लिया, भ्रत वे 'जिन' कहलाये । “जिन' की व्युत्पत्ति है. जयति इति 
जिन (जो स्वय को जीतता है, वह जिन है) । 


कंवल्य-प्राप्ति के बाद उन्होने जनता को अध्यात्म का उपदेश 
दिया और बताया कि भात्मोपलब्धि के उपाय क्‍या है ? चूँकि उनका 


श्ड 





मोहन-जो-दडो 





जैन परम्परा और प्रमाण 


उपनाम 'जिन' था, श्रत उनके द्वारा प्रवतित धर्म जेनधर्म कहलाया । 
इस तरह जेनवर्म विश्व का सर्वप्रथम धरम बना । 


भगवान्‌ ऋषभनाथ का वर्शान वेदों मे नाना सदर्भों मे मिलता 
है। कई मन्त्रो में उनका नाम आया है। मोहन-जो-दडो (सिन्धु- 
घाटी) मे पाँच हजार वषं पूर्व के जो पुरावशेष मिले हैं उनसे भी यही 
सिद्ध होता है कि उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म हजारो साल पुराना है। 
मिट्टी की जो सीले वहाँ मिली हैं, उनमे ऋषपभनाथ की नग्न यो गिमूरति 
है । उन्हे कायोत्सगं सुद्रा मे उकेरा गया है। उनकी इस दिगम्बर 
खड्गासनी मुद्रा के साथ उनका चिह्न बेल भी किसी-न-किसी रूप मे 
अकित हुआ है। इन सारे तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि जेनो का 
ग्रस्तित्व मोहन-जो-दडो की सभ्यता से अधिक प्राचीन है । 


श्री रामप्रसाद चन्दा ने अगस्त, १६३२ के “माडन रिव्यू भे 
कायोत्सगं मुद्रा के सम्बन्ध मे विस्तार से लिखा है (देखिये इसी 
पुस्तिका का अन्तिम आवरणा-पृष्ठ) । उन्होने इस मुद्रा को जैनो की 
विशिष्ट ध्यान-मुद्रा कहा है श्लौर माना है कि जैनधर्म प्राग्वेदिक है, 
उसका सिन्धुधाटी की सभ्यता पर व्यापक प्रभाव था । 


मोहन-जो-दडो की खुदाई मे उपलब्ध मृण्मुद्राओं (सीलो) में 
योगियो की जो ध्यानस्थ मुद्राएँ है, वे जेनधर्म की प्राचीनता को सिद्ध 
करती है। वैदिक युग मे ब्रात्यो और श्रमणो १* की परम्परा का होना 
भी जेनो के प्राग्वंदिक होने को प्रमाणित करता है। ब्रात्य का अर्थ 
महाब्रती है। इस शब्द का वाच्यार्थ है. 'वह व्यक्ति जिसने स्वेच्छया 
आत्मानुशासन को स्वीकार किया है! । इस अनुमान की भी स्पष्ट 
पुष्टि हुई है कि ऋषभ-प्रवरतित परम्परा, जो आगे चल कर शिव मे 
जा मिली, वेदचर्चित होने के साथ ही वेदपूुर्व भी है ।११ जिस तरह 
मोहन-जो-दडो मे प्राप्त सीलो की कायोत्सगं-मुद्रा आराकस्मिक नही है, 
उसी तरह बेद-वरशित ऋषभ नाम भी आकस्मिक नहीं है, वह भी 
एक सुदीर्घ परम्परा का द्योतक है, विकास है। ऋग्वेद के दशम 
मण्डल मे जिन पतीन्द्रियदर्शी वातरशन मुनियो की चर्चा है, वे जैन 
मुनि ही है । 


श्री रामप्रसाद चन्दा ने श्रपने लेख मे जिस सील का वर्शान दिया 
है, उसमे भ्रकित/उत्कीरित ऋषभ-म्‌रति को ऋषभ-मूर्तियों का पुरखा 
कहा जा सकता है। ध्यानस्थ ऋषभनाथ, त्रिशुल, कल्पवृक्ष-पुष्पावलि, 


१५ 


वृषभ, मदु लता, भरत और सात मत्री झादि महत्त्वपूर्ण तथ्य है । 
जैन बाड़मय से इन तथ्यों की पुष्टि होती है ।** इतिहासवेत्ता 
श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने भी इस तथ्य को माना है ।१* मथुरा-सग्रहालय 
मे भी ऋषभ की इसी तरह की मूर्ति सुरक्षित है। *' श्री पी सी 
राय ने माना है कि मगघ मे पाषाणयुग के बाद कृषियुग का प्रवर्तन 
ऋषभयुग में हुआ ।१० 


श्री चन्द्रा ने जिस सील का विस्तृत विवरण दिया है, वह 
परम्परा जैन साहित्य मे आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित है। आचार्य 
बीरसेन द्वारा रचित 'धवला "5, विमलसूरि द्वारा रचित प्राकृत ग्रन्थ 
'पठमचरिय/१६ एवं जिनसेनक्ृत “प्रादिपुराश|** की कारिकाओो/ 
ग्राथाशो मे जो वर्शान मिलते हैं उनमे तथा उक्त सील मे बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव देखा जा सकता है । इन वर्णनो के सुक्ष्मतर अध्ययन से 
पता चलता है कि इस तरह की कोई मुद्रा अ्रवश्य ही व्यापक प्रचलन 
में रही होगी, क्योकि मोहन-जो-दडो की सील मे श्रकित भश्राकृतियो 
तथा जैन साहित्य मे उपलब्ध वर्णानो का यह साम्य आकस्मिक नही 
ही सकता । निश्चय ही यह एक श्रविच्छिन्न परम्परा की ठोस परिणति 
है । यदि हम पूर्वोक्त ग्रन्थों के विवरणों को सील के विवरणों से 
समन्वित करे तो सपूर्णा स्थिति की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार सभव है - 


पुरुदेव (ऋषभदेव ) नग्न खड्गासन 

कायोत्सगे मुद्रा मे श्रवस्थित है 

उनके शीर्षोपरि भाग पर त्रिशुल अभिमण्डित है 

यह रलत्रय की शिल्पाकृति है 

कोमल दिव्यध्वनि के प्रतीक रूप एक लता-परा मुखमण्डल के पास 
सुशोभित है** 

दो ऊध्वर्ग कल्पवृक्ष-शाखाएँ है पृष्प-फलयुक्त, 

महायोगी उससे परिबवेष्टित है 

यह भक्ति-प्राप्य फल की द्योतक है 

चक्रवर्ती भरत भगवान्‌ के चरणो मे अजलिबद्ध प्रणाम-सुद्रा मे 
नतशीश है**९ 

भरत के पीछे वृषभ है, जो भगवान्‌ ऋषभनाथ का 

चिह्न (लाछन ) है 

अधोभाग मे है श्रपने राजकीय गणावेश मे सात मन्त्री 


१६ 





भगवान्‌ ऋषभनाथ कायोत्समं-मुद्रा मे 


मोहनत»जो-दडो 





मृदु लता-पर्गा 


साँथिया (१) द 


जैन परम्परा और प्रमाण 





जिनके पदनाम है - 

माण्डलिक राजा, ग्रामाधिपति, जनपद अधिका री, 
दुर्गाधिकारी (गह मत्री), भण्डारी (क्ृषिवित्त मन्त्री ), 
षडग बलाधिकारी (रक्षा मन्त्री ), मित्र (परराष्ट्र मन्‍्त्री ) । 


मोहन-जो-दडो की मुद्राश्रो मे उत्कीशित इन तथ्यों का स्थूल 
भाष्य सभव नहीं है, क्योकि परम्पराश्रो श्रौर लोकानुभवो को 
छोड कर यदि हम इन सीलो की व्याख्या करते है तो यह व्याख्या 
न तो यथार्थपरक होगी और न ही बेज्ञानिक । जब तक हम इस तथ्य 
को ठीक से आत्मसात नही करेगे कि मोहन-जो-दडो की सभ्यता पर 
योगियो की ग्रात्मविद्या की स्पष्ट प्रतिच्छाया है, तब तक इन तथ्यों 
के साथ न्याय कर पाना सभव नही होगा, श्रत इतिहासविदों श्रौर 
पुरातत्त्ववेत्ताओं को चाहिये कि वे प्राप्त तथ्यों को परवर्ती साहित्य 
की छाया मे देखे/खोजें श्रौर तब कोई निष्कर्ष ले। वास्तव मे इसी 
तरह के तुलनात्मक झौर व्यापक, वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण से 
ही यह सभव हो पायेगा कि हमारे सामने कोई वस्तुस्थिति आये । 


ग्रब॒ हम उन प्रतीको की चर्चा करेंगे, जो मोहन-जो-दडो 
के भ्रवशेषों मे मिले है भ्रौर जेन साहित्य मे भी जिनका उपयोग 
हुआ है | यहाँ तक कि इनमे से कुछ प्रतीक तो भ्राज तक जेन जीवन 
में प्रतिष्ठित हैं । 


सब मे पहले हम 'स्वस्तिक' को लेते है। सिन्धुघाटी से प्राप्त 
कुछ सीलो मे स्वस्तिक (साथिया) भी उपलब्ध है ।१३ इससे यह 
निष्कषं प्राप्त होता है कि सिन्धुधाटी के लोकजीवन मे स्वस्तिक एक 
मागलिक प्रतीक था। साँथिया झ्राज भी जैनो मे व्यापक रूप मे पूज्य 
भ्ौर प्रचलित है। इसे जैन ग्रन्यो, जेन मदिरो, श्ौर जैन ध्वजाभो 
पर अकित देखा जा सकता है । व्यापारियों मे इसका व्यापक प्रचलन 
है। दीपावली पर जब नये खाते-बहियों का आरभ किया जाता है, 
तब सॉथिया माँडा जाता है । 


स्वस्तिक जन जीव-सिद्धान्त का भी प्रतीक है। इसे चतुगंति 
का सूचक माना गया है। जीव की चार गतियाँ वरणित है नरक, 
तिर्यच, मनुष्य, देव | स्वस्तिक के शिरोभाग पर तीन बिन्दु रखे 
जाते हैं, जो रत्नत्रय के प्रतीक है। इन तीन बिन्दुओ के ऊपर एक 


१७ 


चन्द्रबिन्दु होता है जो क्रमश लोकाग्न और निर्वाण का परिचायक 
है । स्वस्ति' का एक झर्थ कल्याण भी है । 


ब्रिशूल' दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रतीक है, जो सिन्धुधाटी की सीलो 
पर तो अकित है ही, जन ग्रन्थो मे भो जिसकी चर्चा मिलती है। 
तिशल आज भी लोकजोबन में कुछ शव साधुग्ो द्वारा रखा जाता 
है । जन परम्परा में त्रिशुल का रत्नत्रय का प्रतिनिधि माना गया 
है । त्रिरत्त हैं सम्यर्द्शन, सम्यस्क्ञान, सम्यक्चा रित्र । इसकी चर्चा 
'घवला'* ५, 'प्रादिपुराण **, “पुरुदेव चम्पू**१ मे मिलती है । त्रिशुल 
को जैनो का “जैश्र' श्रस्त्र कहा गया है । 


तीसरा है कल्पवक्ष । यह कायोत्सर्ग मुद्रा मे खडी ऋषभमूर्ति 
के परिवेष्टन के रूप मे उत्कीशित है। आदिपुराण' तथा 'सगीत 
समयसार' मे इसके विवरण मिलते है ।* * 


परहँददास ने मृदु लतालकृत मुख कह कर मृदु लता-पल्‍्लव का 
ग्राधार उपलब्ध करा दिया है ।१८ 


भरत चत्रवर्ती श्रद्धाभक्तिपूवषक ऋषभमूर्ति के सम्मुख श्रजलि 
बाँधे नमन-मुद्रा मे उपस्थित है। आचार्य जिनसेन, विमलसूरि आदि 
ते भरत की इस मुद्रा का तथा उनके द्वारा ऋषभार्चन का वर्णान किया 
है ।१९ तुलनात्मक अध्ययन और व्यापक श्रनुसघान से हम सहज ही 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मोहन-जो-दडो की सील पर जो रूपक 
अकित है वह जन-जीवन के लिए सुपरिचित, प्रौढ, प्रचलित रूपक है 
अन्यथा वह वहाँ से छुन कर कवि-परम्परा में इस तरह क्यो कर 
स्थापित होता ? 


एक तथ्य और ध्यान देने योग्य है कि ब्राह्मगगो को अ्रध्यात्म विद्या 
क्षत्रियों से पूर्व प्राप्त नही थी । उन्हे यह क्षत्रियों से मिली, जिसका वे 
ठोक से पललवन नही कर पाये। 'छान्दोग्य उपनिषद्‌' मे इसको भलक 
मिलतो है ।१" 


इससे पहले कि हम इस पुस्तिका को समाप्त कर कुछ ऐसे तथ्यों 
को और जाने जिनका जनघधर्म और जैन समाज की मौलिकताओं से 
सम्बन्ध है । 


जेनघर्म आत्मस्वातन्तश्यमूलक धर्म है। उसने न सिर्फ मनुष्य 
बल्कि प्राशिमात्र की स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया है। जीव तो 


श्ष 








साथिया (२) 


मोहन-जो-दढो 





ब ल्पबृक्ष-पुएपावलि 





प्रगति-मुद्रा में भरत चक्रवर्ती 


जैन परम्परा और प्रमाण 


स्वाघीन है ही, यहाँ तक कि परमाणु-मात्र भी स्वाधीन है। कुल छ 
द्रव्य हैं । प्रत्येक स्वाधीन है । कोई किसी पर निर्भर नही है। न कोई 
द्रव्य किसी की सत्ता में हस्तक्षेप करता है भ्ौर न ही होने देता है । 
वस्तुत लोकस्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ सपूर्ण यातायात श्रत्यन्त 
स्वाधीन चलता है। जेनो का कर्मसिद्धान्त भी इसी स्वातन्त्र्य पर 
झ्राधारित है। श्री जुगमन्दरलाल जैती ने आात्मस्वातन्त्रय के इस 
सिद्धान्त को बहुत ही सरल शब्दों मे विवेचित किया है ।** 


इस भ्रम को भी हमे दूर कर लेना चाहिये कि जैन और बोद्ध धर्म 
समकालीन प्रवतंन है। वास्तविकता यह है कि बौद्धधर्म जेनधर्म का 
परवर्ती है। स्वय गौतम बुद्ध ने आरभ में जैनधर्म को स्व्रीकार किया 
था, किन्तु वे उसकी कठोरताप्नो का पालन नही कर सके, श्रत 
मध्यम मार्ग की ओर चले श्राये ।४* इससे यह सिद्ध होता है कि 
बौद्धधर्म भले ही वेदो के खिलाफ रहा हो, किन्तु जैनघर्म जो प्राग्वेदिक 
है, कभी किसी घर्मं के विरुद्ध नही उठा या प्रवर्तित हुआ । उसका 
अपना स्वतन्त्र विकास है। सपूर्णा जैन वाड्भमय मे कही किसी 
का विरोध नहीं है। जैनधर्म समन्वयमूलक धर्म है, विवादमूलक 
नही - उसके इस व्यक्तित्व से भी उसके प्राचीन होने का तथ्य 
पुष्ट होता है । 


यहाँ श्री पी आर देशमुख के ग्रन्थ “इडस सिविलाइजेशन एड 
हिन्दू कल्चर' के कुछ निष्कर्षो की भी चर्चा करेंगे। श्री देशमुख ने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा है, 'जेनो के पहले तीर्थंकर सिन्धु सभ्यता से 
ही थे। सिन्धुजनो के देव नग्न होते थे । जैन लोगों ने उस सम्यता/ 
सस्क्ृति को बनाये रखा और नग्न तीर्थकरों की पूजा की ।३३ 


इसी तरह उन्होने सिन्धुघाटी की भाषिक सरचना का भी 
उल्लेख किया है | लिखा है 'सिन्धुजनो की भाषा प्राकृत थी । प्राकृत 
जन-सामान्य की भाषा है। जेनो और हिन्दुश्नो मे भारी भाषिक भेद 
है। जैनो के समस्त प्राचीन धामिक ग्रथ प्राकृत में है, विशेषतया 
अद्धंमागधी मे, जबकि हिन्दुश्नो के समस्त ग्रन्थ सस्कृत में है । प्राकृत 
भाषा के प्रयोग से भी यह सिद्ध होता है कि जैन प्राग्वेदिक है और 
उनका सिन्धुधाटी सभ्यता से सम्बन्ध था |? * 


उनका यह भी निष्कर्ष है कि जैन कथा-साहित्य में वाखिज्यिक 
कथाएँ अ्रधिक है । उनकी वहाँ भरमार है, जबकि हिन्दू प्रन्थो मे इस 


१६ 


तरह की कथाओं का प्रभाव है। सिन्धुघाटी की सभ्यता मे एक 
वाणिज्यिक कॉमनवेल्थ (राष्ट्रकुल) का अनुमान लगता है। तथ्यों 
के विश्लेषण से पता लगता है कि जेनो का व्यापार समुद्र-पार तक 
फैला हुआ था। उनकी हुडियाँ चलती/सिकरती थी। व्यापारिक 
दृष्टि से वे 'मोडी' लिपि का उपयोग करते थे । यदि लिपि-बोध के 
बाद कुछ तथ्य सामने आये तो हम जान पायेगे कि किस तरह 
जैनो ने पाँच सहस्न पूर्व एक सुविकसित व्यापार-तन्त्र का विकास कर 
लिया था ।३* 


इन सारे तथ्यो से जैनधर्म की प्राचीनता प्रमारितत होती है । 
प्रस्तुत पुस्तिका मात्र एक क्‍ग्रारभ है; प्रभी इस सदर्म मे पर्याप्त 
प्रमुसधान किया जाना चाहिये । [] 


[टिप्पणियाँ देखिये, परिशिष्ट २, पृष्ठ २३] 





राजसी गगावेश मे एक मन्त्री 


मोहन-जो-दडो 


परिशिष्ट १ : टिप्परिषयाँ (झासुख) 


3 


॥०॥८॥-]0-6७70, (ह€ 'श०एणा० ० ४९ 0680', 5घ0 77१९ ॥॥0म5६अ70 १९॥75 3820, ०४ रिशाा। ए 85420 
(ए॥थ्ााव9, रिी०ऐटा रि९फ्ार्कछ, 5प४ 2932, 9 452 


१॥०६९६॥-]०-१६० ६॥6 */४००४० ०४॥6 0886', शांप्आा८९ 7 ] .878॥98 >5॥2 7 570, 58705 00 & 
]07४ गद्बाए०ज़ 5070 णी ात ए<एल्टा पीट शाक्षात्र एल्व ० (86 [तव5 880 (06 छाए 'िंधा0 405 
(27"9 “][ब 8700 68"8' 2)---0०0--- 


--40--, 922-27, 9 52 
--७30--, 9 52 


“ऋषभदेव की कृच्छ साधना का मेल ऋग्वेद की प्रवुत्तिमार्गी घारा से नही बंठता | वेदोल्लिखित होने पर भी 
ऋषभदेव वेदपूर्व परम्परा के प्रतिनिधि है ।” -सस्क्ृति के चार अध्याय, रामधारीसिंह दिनकर, पृ १३०। 
“ बिद्वानों का अभिमत है कि यह धर्म प्रागैतिहासिक और प्राग्वंदिक है। सिन्धु घाटी की सभ्यता भे मिली 
योगिसूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मन्‍्त्रो मे ऋषभ भौर अरिष्टनेमि जैसे तीर्थंकरों के नाम इस विचार के 
मुख्य ग्राधार है। भागवत' और “विष्णुपुराण' मे मिलने वाली जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा भी जैनधर्म 
की प्राचीनता को व्यक्त करती है ।” ---भारतीय इतिहास भर सस्क्ृति, डॉ विशुद्धानन्द/डों जयशकर मिश्र, 
भारतीय विद्या प्रकाशन, १०८, कचौडी गली, वाराणसी, पृष्ठ १६६ 


० 620/928-29, ०06॥-]0-0940, $5९४७, 697] 60श ० व॥9॥4, 'शैं०(८७ा िट०ए॥८७छ ((७ए०॥8) 
6 प९ !932, 5ता0 एा९९ प॥0ए्र<श्चा०0 १९३75 322० 0०५ 7२877978530 (१9709, ?)9/6 ॥!, 8८४] | -- 568) 
ज्ञात 5ग्रातारए ताएए ब्रा0त #ैप।) 


+ (0- , $684 8 ०९, 8 ॥व 


“बस्तुत जंनधर्म ससार मे मूल भ्रध्यात्म धर्म है। इस देश मे बंदिक धम के भ्राने के बहुत ही पहले से सही 
में जेनधर्म प्रचलित था । खूब सभव है कि प्राग्वंदिको मे शायद द्रविडों मे यह घर्म था ।” - उडीसा मे जैन- 
धमं, नीलकण्ठदास, भुवनेश्वर, प्र ३, अखिल विश्व जैत मिशन, श्रलीगज, एटा, १६५८ । 


“>+00--, $८७॥ ८ & / 582८3] ॥0 337, 7 55 
--00--, $८४०४9 & 


शिव #॥१6 प्रश्णाउइश्ा। ४९४६ ७48० 0५ रिब्शाए73580 (६709, १४०0060॥ ११९८९९ए७, ('ब्वएफ8, /ैप205| 
932, 99 5!--60 


पृण्रह 605 $57छ, ॥655,7 (0%८0704॥06 थ्ात प१०॥९४ 09 [7एक्रीगा १४४॥80९८५४॥, 557 'च९ज़ 
॥9 -)॥»॥| 


शिाएपे एार९ प्राणाइब्राएं ९३75 3५8० 0५ रिक्राफ़ाव5द0 (9749, +र०१शफ रि९रा2छ, (8८प७8, 5०६४ 
93.2, 99 ०7, 58 


२१ 


[4 


]5 


6 


7 


8 


49 


र्‌२ 


७४४० एछा& (06 वाठप$ ए९०फ़ाट ? ए०राल्श ० था 900८ रापला एए ै9॥806ए४॥ ॥॥ 5प्ाा045 
डिमबि#0जात 5078४ !9, 7979 099 & 8 770९9, 86४ # 2 


--00-- 


जैन व्यापारी जिस लिपि का उपपोग परम्परया करते रहे हैं उसे “मोडी” कहा जाता है ! यह घसीट लिखाई 
है । इसमे त्वरा का महृत्त्वय है। यह दक्षिण भारत से सबद्ध मानी जाती है । - मानक हिन्दी, कोश, भाग ४, 
पृष्ठ ४२१, रामचन्द्र वर्मा । 


आदिनाथ, ब्रह्मा, महायोगी, झ्रादिदेव, महादेव, प्रजापति प्ादि । 


“ऋषभदेव ने ही सभवत लिपिविद्या के लिए कौशल का उदभावन किया । ऋषभदेव ते ही सभवत ब्रह्मविद्या 
की शिक्षा के लिए उपयोगी ब्राह्मी लिपि का प्रचार किया था |” --हिम्दी विश्वकोश, प्रथम भाग, सपादक- 
नग्रेन्द्रनाथ वसु, पृष्ठ ६४, पुरुदेव चम्पू, महाकवि श्रहेँदास, षण्ठ स्तब्रक ३६, ४० । 


“ब्रह्मा देवाना प्रथम सबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । --मुण्डकोपनिपद्‌ १ १ 


-देवताग्रों मे सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए । वे विश्व के कर्ता, भ्रसि, कृषि, मसि, वाशिज्य, शिल्प श्रौर विद्या 
के सप्रदाता थे, इसीलिए तीनो भुवनो के रक्षक थे । उन्होने समस्त विद्याग्रो मे प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या (ग्रध्यात्म 
विद्या ) अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वे - भरत - के निमित्त कही | [] 


परिशिष्ट २ : टिप्परियाँ 


्ए >> >> 


सिंध फाइव थाउजेंड इश्नस एगों, रामप्रसाद चन्दा, 'मॉडने रिव्यू', कलकत्ता, भ्रगस्त १६३२ (दे परि )। 
प्रतीत का भनावरण , झ्ाचाये तुलसी, मुनि तथमल, भारतोय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली १६६६, पृ १६ । 
पद्मचन्द्र कोश, पृ ४६५, ऋषभंदेव (पु) १. ऋष--प्रभक ८-जाना, दिव८-पभ्रच्‌ (सपूर्ण विद्याश्रों मे पार 
जाने वाला एक मुनि), २ जैतों का पहला तीर्थंकर । 

मार्कण्डेय पुराण सास्कृतिक अध्ययन, डॉ वासुदेव शरण श्रग्रवाल, पृ २२-२४। 

आदिपुराग १/२५, शभ्राचार्य जिनसेन । 

प्रतिष्ठातिलक १८/१, नेमिचन्द्र । 

भारतीय दर्शन, प्र ६३, वाचस्पति गैरोला । 

उडीसा में जेनधर्म, डॉ लक्ष्मीनारायण साहू, श्री प्रखिल जैन मिशन, एटा, ग्र प्र, उ, १६५६। 
'तवनीत', हिन्दी मासिक, बम्बई, डॉ मगलदेव शास्त्री, जून १६७४, पृ ६६ । 

देटिक़ ओर ड। 

जैन साहित्य का इतिहास, पूर्व पीठिका, प कैलाशचन्द जास्त्री , भूमिका- डॉ वासुदेवशरणा भ्रग्रवाल, पृ ८। 
भारतीय दर्शन, वाचस्पति गेरोला, पृ ६३१ 

सस्कृति के चार श्रध्याय, रामधारीसिंह दिनकर, पृ ३६ । 

श्रादि तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव, डॉ कामताप्रसाद जैन, पृ १३८। 

->वही--, प्र २३। 

जैनिज्म इन बिहार, पी सी राय चौधरी, पृ ७। 

छक्‍्खडा - मगलायरण , १/१/२५ श्राचार्य बीरसेन, (तिरयणा तिसूल धारिय) । 

पउमचरिय, विमलसूरि, ४ ६८-६६ । 

ग्रादिपुराण, श्राचायं जिनसेन २४/७३-७४ । 

पुरुदेवचम्पूप्रबन्ध १/१, श्रीमद्‌ अहँददास (दिव्यध्बनि मृुदुलतालकृतमुख ) । 

पउमचरिय, विमलसूरि, ४/६८-६६€ । 

भारत में सस्कृति एव धर्म, डॉ एम एल शर्मा, प्र १६। 

देटिक़ र१८। 

झादिपुराण, श्राचार्य जिनसेन १/४, (रत्नत्रय जैन जैत्रमस्त्र जयत्यद ) | 

पुरदेवचम्पुप्रबन्ध, श्रीमदहेंददास ५, (रत्तन्न्य राजति जैत्रमस्त्र ) 

आदिपुराग, आचार्य जिनसेन, १५४/३६, सगीत समयसार, श्राचार्य पाश्वंदेव ७/६६। 

दे दि क़र२१। 

आरदिपुरागा, २४/७७-७८, झाचाये जिनसेमन, पठ्मचरिय ४/६८-६६, विमलसूरि । 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, शाकर भाष्य ५/७। 

झाउटलाइन्स श्रॉफ जैनिज्म, जुगमदरलाल जैन, पृ ३४४। 

मज्मिमनिकाय (पालि) १२ महासिहनाद सुत्त, प्‌ ६&०५। 

इडस सिविलाज शन, ऋग्वेद एड हिन्दू कल्चर, पी प्रार देशमुख, पृ २६४। 

+बही-- , पृ ३६७ । 

+वही-- , पृ २६५ | 


२३ 


एलाचार्ये मुनि श्री विद्यानन्दजी श्रौर पुरातत्त्व 


एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्दगी का जन्म २२ प्रप्नेल, १६२५ को कर्नाटक 
के शेडवाल ग्राम मे हुआ भौर गुनि-दीक्षा सपन्न हुई २५ जुलाई, १६६३ को 
दिल्ली मे । 

दिगम्बर ज॑न साधु की कठोर साधना झौर उसकी अपरिहार्य भर्यादाग्रो 
से सभी परिचित है, इतने पर भी मुनिश्री का निरस्तर सृजनोन्मुख (क्रिएटिब्ह ) 
बने रह कर श्रध्यात्म श्रौर पुरातत्त्व की खोज़यात्रा, ग्वय में एक बहुत बडी 
उपलब्धि है। 

मुमुक्षा श्लोर जिज्ञीप्सा (प्रामाणिक जानने की इच्छा) के तेज पहियो पर 
प्रागम और ग्राचार के रथ को भ्रत्यन्त प्राश्वस्त भाव से दौडाना उनका ग्रपना 
पराक्षम झ्ौर पुरुषार्थ है । 

जहाँ एक ओर उनमे प्राध्यात्मिक प्रयोगशाला दिन-रात सक्रिय है, 
वही दूमरी श्रोर उनमे जैन पुरातत्त्व श्रौर इतिहास-के-तथ्यो के झआलोडन की 
युक्तियुक्त प्रक्रिया भी ग्रविराम धडकती है। वे जिस भी विषय को गवेषणा 
के जिए लेते है उसवी तमाम गहराइयो भ्रौर विस्तृतियों की बारीक-से- 
बारीक जानकारी ह।सिल किये बिना चेत नही लेते । यह ग्रत्थ, वह पाण्डूलिपि, 
यह सन वह सवत्‌, यह प्रतिमा, वह शिलालेख, यह चित्र, वह फोटोग्राफ-- 
कोई वस्तु या वास्तु हो वे तब तक अपनी खोजयात्रा में नही रुकते जब तक 
स्पष्ट और असदिग्ध नहीं हो लेते। किसी काम को श्राधा-भ्रध्रा छोडना 
उनका सम्कार नहीं है । 

पुरातत्व की खोजयात्रा शुरू हुई १६८६ ई से। पहला पडाव बना 
नालन्दा (दक्षिग बिहार ) की उत्खनन-सामग्री का परिदर्शन । 

१६५२ ई मे उन्होंने तात्या साहब चोपडे की कृति भगवान ऋषभदेव' 
पढ़ी, जिसम लेखक ने 'मोहन-जो-दडो' का प्रसग उठाया है। पढते ही उनका 
पुरातत्त्व-रुचि-मृग कुलाँचे भरने लगा और वे मोहन-जो-दडो के सदर्म मे जैन 
परम्परा और प्रमाणो का आकलन करने मे जुट गये । 

ब्र॒मीतलप्रसादजी की पुस्तिका बगाल, बिहार, उड़ीसा के प्राचीन 
स्मारक' (१६९२३ ई ) ने उनकी मनीषा को कककोरा और वे १६४८ मे 
उदयगिरि-खण्डविरि तथा कलकत्ता-स्थित नेशनल लायब्नेरी' म॑ प्रपती ज्ञान- 
पिपासा बुभाते रहे । १६५४ ई मे उन्होने बम्बई पुरातत्त्व-सग्रहालय देखा और 
इमी क्रम मे १६७३ ई मे वे मथुरा के म्यूजियम म २-३ दिन रुके । 

ये हो कुछ कारण है कि पाषाण भी उनसे दिल खोल कर सवाद करते 
है और प्रपन मन-के-सारे-भेद नि सकोच प्रकट कर देत हैं। जिस निष्ठा से 
वे 'पटवण्डागम' का स्वाध्याय करते है, ह-ब-ह वंसी ही निष्ठा से पुरातध्यो की 
गहन/यूक्ष्मतर छानबीन करते है। प्रस्तुत कृति उनके ऐसे ही सिन्धु-मथन की 
भव्य फलश्रुति है। मोहन-जो-दडो' के सदर्भ मे उनका निष्कर्ष है. ''सिन्धुघाटी 
में जैनो का व्यापक प्रभाव था, श्रत इससे सबन्धित प्रमाणों और जंन 
वाइमयिक परम्पराप्नों की सृक्मतर छानबीन की जानी चाहिये ।” 


मुनिश्री और जन कीरतिस्तम्भ् (चित्त 





गड 


